निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 वैशाख 1942 ( श० ) 
( सं0 पटना 232 ) पटना , बुधवार , 22 अप्रील 2020 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

13 अप्रील 2020 
सं0 5 न०वि० / गठन - 07 / 2016 - 1485 / न०वि०एवंआ0वि0 - - बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 (बिहार 
अधिनियम , 11, 2007 ) की धारा 3 (1 ) ( क ), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल 
निम्नलिखित आदेश का प्रारूप , जिसे वह निर्गत करना चाहते हैं , उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ 
इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह 
के भीतर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाय । 

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी 
आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम के धारा - 5 के अधीन विचार किया जायेगा । 

प्रारूप आदेश 
सं0 5 न०वि० / गठन - 07 / 2016 - 1485 / न०वि०एवंआ0वि0 - - बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 (बिहार 
अधिनियम , 11, 2007 ) की धारा 3 (1) ( क ), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के 
राज्यपाल घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सीतामढ़ी नगर परिषद् , डुमरा नगर 
पंचायत एवं निकटवर्ती 17 मौजों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में , जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है , प्रशासनिक उपबंध 
करना तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करना आवश्यक है: 

( क ) सम्मिलित क्षेत्र का नाम एवं थाना संख्या 


क्रमांक 


थाना संख्या 


सम्मिलित होनेवाले नगर 
निकाय एवं मौजा का नाम 

भवदेपुर 


258 


पुनौरा 


260 


311 


७०NOTPON- 


खड़का 
मधुबन 
तलखापुर 
परसपट्टी 
सिमरा 

खैरवा 
विश्वनाथपुर 


310 
323 
352 
326 
261 
353 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 22 अप्रील 2020 


माधोपुर रौशन 
भगवतीपुर अमघट्टा 

राजोपट्टी 
चकमहिला 
मेहसौल 
मोहनपुर 
बरियारपुर 

भैरोकोठी 
नगर परिषद् सीतामढ़ी 
नगर पंचायत डुमरा 


357 
322 
315 
314 
316 
317 
318 

321 
315, 258, 259 , 212, 213, 316 

323, 324 , 353 


( ख) क्षेत्र की चौहद्दी 


उत्तर भवदेपुर सीमा लखनदेई नदी, मेहसौल , मोहनपुर एवं बरियारपुर राजस्व मौजा का सीमा 
दक्षिण पुनौरा , खड़का, मधुबन, तलखापुर, परसपट्टी एवं सीमरा का राजस्व मौजा का सीमा 
पूरब परसपट्टी में एन0एच0 77 , विश्वनाथपुर, माधोपुर रौशन, भैरो कोठी एवं बरियारपुर का राजस्व मौजा का 

सीमा 
पश्चिम भवदेपुर , खैरवा एवं पुनौरा का राजस्व मौजा का सीमा 

इस क्षेत्र को नगर निगम सीतामढ़ी कहा जायेगा । 
2. यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

के०डी० प्रौज्ज्वल, 

सरकार के उप सचिव । 
13 अप्रील 2020 
सं0 5 न०वि० / गठन – 07 / 2016 - 1486 / न०वि०एवंआ0वि0 - - अधिसूचना संख्या - 1485 दिनांक 13.04.2020 
का निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान 
के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केण्डी0 प्रौज्ज्वल , 

सरकार के उप सचिव । 
The 13th April 2020 
No. 5 UD /Gathan -07 / 2016 - 1485 /UD & HD ---In exercise of powers 
conferred by section 3 (1 ) (a ), 4 , 5 , 6 and 8 of the Bihar Municipal Act, 2007 
(Bihar Act, 11, 2007 ) the Governor of Bihar desires to publish the following 
draft order, which is published for the information of those who are likely 
to be affected by it and notice is hereby given that the said draft would be 
considered within a month from the publication of this notification . 

Objections/ Suggestions received through the concerned District 
Magistrates / Divisional Commissioner during the draft publication will be 
considered under section -5 of the said Act. 

Draft Order 
No . 5 UD / Gathan- 07 / 2016 - 1485 / UD & HD - - -In Exercise of powers 
conferred by section 3 ( 1 ) (a ), 4 , 5 , 6 and 8 of the Bihar Municipal Act , 2007 

t , 11 , 2007 ) the Governor of Bihar declares that for the purpose of 
the said Act, it is necessary to make an administrative provision and to 
enforce the provisions of the said Act in the following areas falling under 
the area of Nagar Parishad Sitamadhi, Nagar Panchayat Dumra and nearly 
17 Mauza in the District of Sitamadhi whose boundary are noted below : 


er 


PER TE (BATERUT ) , 22 374019 2020 


3 


Thana No . 


00VorAWNA 


( a ) Name and Thana No. of included area 
Sl. No . 

Name of included 
Urban Local bodies 

and Mauza 
Bhawdepur 
punoura 

khadka 
Madhuban 
Talkhapur 
Paraspatti 

Simra 
Khairwa 
viswanathpur 
Madhopur Raushan 

Bhagwatipur Amghatta 
12 

Rajopatti 
13 

chackmahila 

mehsoul 

Mohanpur 
16 

Bariyarpur 

Bharokothi 
Nagar Parishad 

Sitamadhi 
Nagar Panchayat 

Dumra 
(b ) Boundary of area 


258 
260 
311 
310 
323 
352 
326 
261 
353 
357 
322 
315 
314 
316 
317 
318 

321 
315 , 258 , 259 , 212 , 

213 , 316 
323, 324 , 353 


11 


14 


17 


18 


North 

Bhawdepur border Lakhandei river , Mehsaul, 

Mohanpur and bariyarpur revenue Mauza border 
South 

Punaura , Khadka , Madhuban , Talkhapur , 

Paraspatti and border of Simra revenue Mauza 
East 

N . H . 77 in Paraspatti, wiswanathpur, Madhopur 
Rausan , Bharo Kothi and border of Bariyarpur 

revenue Mauza 
West 

Bhawdepur, Khairwa and border of Punaura 

revenue Mauza 
This area will be called Nagar Nigam Sitamadhi. 
2 . This notification shall come into force at once . 

By the order of the Governor of Bihar, 

K . D . Projjwal, 
Deputy Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
HC ( TATERT) 232 - 571 + 200 - fogotton 
Website : http :// egazette .bih .nic.in 


Paare 


